रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.No. D. L. - 33004 / 99 


" 


11.11.11.11 


सत्यमेव जयते 


चा 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 16102020-222517 

CG - DL - E - 16102020-222517 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 1 
PARTI - Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 299 ] 
No. 299 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अक्तूबर 16 , 2020 / आश्विन 24 , 1942 
NEW DELHI , FRIDAY , OCTOBER 16 , 2020 / ASVINA 24 , 1942 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 


( वाणिज्य विभाग ) 
( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 


सार्वजनिक सूचना 


नई दिल्ली , 16 अक्तूबर , 2020 


सं . 26 / 2015-2020 


विषयः निर्यात दायित्व की मॉनीटरिंग के संबंध में प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 

के पैरा 4.44 में संशोधन । 
फा . सं . 01 / 94 / 180 / 446 / एएम 20 / पीसी - 4. - समय - समय पर यथा - संशाधित विदेश 
व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , महानिदेशक विदेश 
व्यापार प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के पैरा 4.44 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं । 
2. एक नया पैरा 4.44 ( छ ) को निम्नानुसार शामिल किया जाता है : 
पैरा 4.44 ( छ ) : 

( छ ) सभी अग्रिम प्राधिकार पत्रों के लिए , जहां निर्यात दायित्व अवधि 01.02.2020 और 31.10.2020 के 
बीच समाप्त हो रही है / हो गई है , एक कालिक अस्थाई उपाय के तौर पर निर्यात दायित्व की पूर्ति 
हेतु दस्तावेज जमा करने की तारीख 31.12.2020 तक बढ़ाई जाती है । 


4982 GI / 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव : कोविड -19 के कारण , निर्यात दायित्व की मॉनीटरिंग पर 
प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 का पैरा 4.44 सभी अग्रिम प्राधिकार पत्रों के लिए , जहां निर्यात दायित्व 
अवधि 01.02.2020 और 31.10.2020 के बीच समाप्त हो रही है / हो गई है , निर्यात दायित्व की पूर्ति 
हेतु दस्तावेजों को जमा करने की तारीख को 31.12.2020 तक बढ़ाने की अनुमति देने हेतु संशोधित 
हो गया है । 


अमित यादव , महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


( Department of Commerce ) 


( DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 


PUBLIC NOTICE 


New Delhi , the 16th October , 2020 


No.26 / 2015-2020 


Subject : Amendments in Para 4.44 - Monitoring of Export Obligation - of the Handbook of Procedures 


2015-20 . 


F. No. 01 / 94 / 180 / 466 / AM20 / PC - 4. - In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign 
Trade Policy 2015-2020 , as amended from time to time , the Director General of Foreign Trade makes the following 
amendments in Para 4.44 of Hand Book of Procedures 2015-2020 . 

. 


2. A new para 4.44 ( g ) is inserted as under : - 


Para 4.44 ( g ) : 


( g ) For all Advance Authorisations , where Export Obligation period is expiring / has expired between 
01.02.2020 and 31.10.2020 , as a one - time temporary measure , date of submission of documents for EO 
fulfilment is extended up to 31.12.2020 . 


Effect of this Public Notice : Due to COVID 19 , Para 4.44 of Handbook of Procedures 2015-20 , on 
Monitoring of Export Obligation stands amended to allow extension in the date of submission of documents 
for EO fulfilment up to 31.12.2020 for all Advance authorisations , wherever Export Obligation period is 
expiring / has expired between 01.02.2020 and 31.10.2020 . 


AMIT YADAV , Director General of Foreign Trade & Ex - officio Addl . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


SARVESH KUMAR Dgitally aged by SARVESH 

KUMAR SIVASTAVA 
SRIVASTAVA Duteen.10103054 : 51 + 0530 


